सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 पौष , 1940 ( श०) 
29 जनवरी, 2019 ( ई० ) 


संख्या - 78 राँची, मंगलवार , 


परिवहन एवं नागर विमानन विभाग 


अधिसूचना 
25 जनवरी , 2019 


अधिसूचना संख्या- ना०वि०- VII -20/2017/ 89 -- देवघर हवाई अड्डा के विकास एवं संचालन के 
दृष्टिकोण से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण , नई दिल्ली तथा झारखण्ड सरकार के मध्य दिनांक 
24 जनवरी , 2019 को एक Joint Venture Agreement हस्ताक्षरित हुआ है । Joint Venture Agreement के 
आलोक में Joint Venture Company एक Pvt . Ltd . Company के रुप में गठित होगी, जिसका नामकरण 
Deoghar Airport Ltd . के रूप में किया जाएगा । 

2- Joint Venture Company के प्रबंधकीय Board of Directors में कुल 05 Directors होंगे जिसमें 
03 AAI एवं 02 झारखण्ड सरकार द्वारा नामित किये जायेंगे । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 29 जनवरी , 2019 
3 - झारखण्ड सरकार की ओर से Board of Directors के लिए निम्नलिखित सदस्यों को नामित किया 
जाता है : 


Vice Chairman/ Joint 
Managing Director 


उपायुक्त, देवघर ( सम्प्रति श्री राहुल सिन्हा)। 


(ii). 


Board of Director 

( सदस्य) 


निदेशक, उड़ान संचालन, परिवहन विभाग ( नागर 
विमानन प्रभाग), झारखण्ड सरकार ( सम्प्रति - कैप्टन 
एस० पी० सिन्हा)। 


उपरोक्त Board of Directors , Joint Venture Agreement में निहित प्रावधानों के तहत हवाई अड्डों 
के विकास एवं Joint Venture Company के नियमों के अन्तर्गत Operational Management एवं 
Maintenance आदि के लिए उत्तरदायी होंगे। 


nanc 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से, 


प्रवीण कुमार टोप्पो, 
सरकार के सचिव 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, रॉची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 78 -- 50 


